: 


g 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

8 चैत्र , 1937 ( श०) 
संख्या 18 8 राँची , रविवार 

29 मार्च, 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
24 मार्च, 2015 


संख्या- 1/ विविध- 824/ 2012 का . : 2653 -- श्री एल0 खियांग्ते , भा . प्र. से. ( झाः88 ), प्रधान सचिव , 


विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखण्ड , राँची को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के 
नियम 10,11,12,13, 15 एवं 20 के तहत दिनांक 14 अप्रैल, 2015 से 29 अप्रैल, 2015 तक कुल 16 
( सोलह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 13 अप्रैल , 2015 के अपराह्न से मुख्यालय 


छोड़ने की अनुमति दी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार, 29 मार्च, 20 15 


3. श्री एल0 खियांग्ते, भा . प्र. से . के अनुपस्थिति अवधि में श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह , भा . प्र. से., सचिव , 


पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची अपने कार्यों के साथ सचिव , विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग , 


झारखण्ड , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी, 


सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 18 8 – 50 । 


